इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य 


शासन 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 21 ] 


भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012 - ज्येष्ठ 4 , शक 1934 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश 


राजगढ़ , दिनांक 14 फरवरी 2012 


क्र . 1893-6 - प्रवाचक - 1-2012. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 के अन्तर्गत नगर परिषद् पचोर उपाध्यक्ष 
श्रीमति संगीता पति श्री योगेश करोड़िया, निवासी पचोर , पार्षद वार्ड क्रमांक 15 द्वारा निजी कारणों से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16 जनवरी 
2012 स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. अतः, मैं , एम. बी . ओझा, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ), 
मध्यप्रदेश नगर परिषद्, पचोर में उपाध्यक्ष का पद दिनांक 14 फरवरी 2012 से रिक्त घोषित करता हूं . 


एम . बी . ओझा, कलेक्टर. 


55 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित. - 2012. 


